सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 कार्तिक , 1937 ( श० ) 
संख्या 8 2 4 राँची, रविवार , 

1 नवम्बर , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 05 / स्था0 -11 /2009 -9070--विभागीय अधिसूचना सं0 -6909 दिनांक 31 जुलाई , 2015 द्वारा श्री 
संजीत कुमार सिन्हा, आप्त सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची को 
स्थानान्तरित करते हुए आयुक्त कार्यालय , कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा में पदस्थापित किया गया है । 


2. कार्यहित में श्री संजीत कुमार सिन्हा, आप्त सचिव को आयुक्त कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल , चाईबासा में 
योगदान देने हेतु स्वतः विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 8 2 4 – 50 । 


